सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

26 आश्विन, 1938 ( श० ) 
संख्या - 781 राँची, बुधवार , 

18 अक्टूबर , 2017 ( ई० ) 


नगर विकास एवं आवास विभाग 


अधिसूचना 

शद्धि पत्र 
18 अक्टूबर , 2017 


संख्या -8/ गठन / 104/ 2014/न०वि०आ०- 6516 - विभागीय अधिसूचना संख्या- 6205 , दिनांक 
26 सितम्बर, 2017, जिसके द्वारा गिरिडीह नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत पार्षदों की संख्या/ प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों 
(वार्डो) की संख्या का अवधारण संबंधी कंडिका- 4 की तालिका के कॉलम- 3 में जनगणना- 2011 के अनुसार 
कुल जनसंख्या- 181632 कॉलम -6 में अवशेष जनसंख्या - 31632 एवं कॉलम- 8 में प्रतिशत/ अनुपात -0. 632 
पढ़ा जाए । 
विभागीय अधिसूचना संख्या- 6205 , दिनांक 26 सितम्बर , 2017 की शेष कंडिकाएं यथावत रहेंगी । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अरुण कुमार सिंह , 
सरकार के प्रधान सचिव । 


- 


- 


- 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 781 -- 200 


